रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


- 


- 


- 


- 


ATHI 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


tel 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PARTI _ Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, सोमवार, मई 20 , 2002/वैशाख 30, 1924 
NEW DELHI, MONDAY , MAY 20 , 2002/VAISAKHA 30 , 1924 


3 / 2 / 62. 


- 


- 


- 


- 


- 


सं. 129 ] 
No. 129] 


- - 


- 


- 


- 


- 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 

( पाणिज्य विभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 20 मई, 2002 

सं . 13/ 2002 - 2007 
फा . सं . 01/ 85 / 44 / 19 / ए एम 03 / डीईएस - 6. - निर्यात और आयात नीति , 2002 - 2007 के पैराग्राफ 2. 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार , एसद्वारा, यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड - 2, 2002 - 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं । 

2. यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड 2, 2002 - 2007 में शामिल सभी निर्यात समूहों के लिए सामान्य टिप्पणियों में टिप्पणी 10 के पश्चात् 
निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी : 

" 11. इस तथ्य के बावजूद कि कई निर्यात उत्पादों के मद्दे मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों में एक निविष्टि के रूप में प्राकृतिक रबड़ की 
अनुमति दी गई है, अगला नोटिस जारी होने तक उसका शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । अगला नोटिस जारी होने तक शुल्क 
मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण- पत्र के प्रति इस मद का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । " 
3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

एन . एल. लखनपाल, महानिदेशक , विदेश व्यापार 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 20th May, 2002 

No. 13/2002 - 2007 
6. No. 01/ 85 /44 / 19 /AM03/DES - VL - In exercise of the powers conferred under paragraph 2 .4 of the Export and 
Import Policy 2002 – 2007, the Director General of Foreign Trade herebymakes the following additions in the Handbook of 
Procedures . Vol. 2, 2002 - - 2007asamended . 


1622 GI/ 2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PERTISEC . 1 ] 


- 


- 


- 


- 


2 . In the General Notes for All Export Product Groups as contained in the Handbook of Procedures, Vol. 2. 2002 
2007. as amended after note 10 . the following further note shall be added : 

" 11. Notwithstanding the fact thatagainst several export products natural rubber has been allowed as one of the 

inputs in the Standard Input Output Norms. duty free import of the same shall not be allowed till further notice . 
Duty Free import of this item against Duty Free Replenishinent Certificate shall also not be allowed till further 

notice . 
3 . This issues in public interest. 

N . L . LAKHANPAL , Director General of Foreign Trade . 


Printed by the Manager, Govt. of India Prese , Ring Road, Mayapuri, Now Delhi- 110067 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


